रजिस्ट्री सं . डी. एल. - 33002/ 99 


REGISTERED No. D . L . - 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


Hade 


mommomaraPERMA 


दिल्लीराजपान 


। 


भनय 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 601 
No. 60 ] 


दिल्ली, सोमवार , अप्रैल 4 , 2016 / चैत्र 15 , 1938 
DELHI, MONDAY , APRIL 4 , 2016/CHAITRA 15, 1938 


[ रा . रा. रा . क्षे. दि . सं . 03 ] 

[ N. C. T. D. No. 03 ] 


भाग - IV 

PART - IV 

.. राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
· GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


दिल्ली अभिलेखागार विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली , 4 अप्रैल, 2016 
सं . फा . डीए - ए014 / 4 / 2016 - प्रशा./ 2837 . — गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की 
अधिसूचना सं . फा . 27 / 59 - एचआईएम ( i) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 26 अगस्त, 1974 की अधिसूचना सं . 2 ( 12 ) / 72 - सेवाएं - II के अनुसार अधिसूचित अभिलेखपाल 
के पद के विद्यमान भर्ती नियमों के अधिक्रमण में , ऐसे अधिक्रमण से संबंधित पहले की गई या किए जाने के लिए हटाई गई के 
सिवाय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श से दिल्ली अभिलेखागार विभाग , 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में अभिलेखपाल के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम 

बनाते हैं , अर्थात्: 
. 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ : - ( क ) इन नियमों को अभिलेखपाल के पद के भर्ती नियम, 2016 कहा जाए । 

( ख) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू समझे जाएंगे । 
2 . पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे बैंड तथा ग्रेड पे / वेतनमान : - उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा पे बैंड 
तथा ग्रेड पे / उससे संलग्न वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे । 
3 . भर्ती पद्धति , आयु सीमा तथा योग्यताएं इत्यादिः - उक्त पद की भर्ती पद्धति , आयु सीमा , योग्यताएं एवं इससे 
संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे । 
4 . अयोग्यता : - ऐसा कोई भी व्यक्ति : 

( क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति / पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या 
( ख) जो एक जीवित पति / पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है , वह 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । 


1660 DG/ 2016 


. 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV ] 


शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के 
अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है / हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को 
इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा । 
5. शिथिल करने की शक्ति : - जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक 
अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों / पदों 
को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे । 
6. बचाव: - इन विनियमों की किसी भी बात का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर 
जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक , अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य 
विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


अनुसूची 


10 . 


पदनाम 

| अभिलेखपाल 
पदों की संख्या 

101( 2016) * 

* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है । 
वर्गीकरण 

श्रेणी ख , सामान्य केन्द्रीय सेवा, राजपत्रित , अलिपिकीय । 
| वेतनं समूह / ग्रेड वेतन / वेतनमान 

वेतन समूह - 2 , 9300 - 34800 / - रुपये जमा 

(ग्रेड वेतन 4600 / - रुपये ) । 
क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद 

चयन । 
सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 

लागू नहीं 
अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं : 

लागू नहीं 
क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित लागू नहीं । 
शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले 
उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी । 
परीवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो 

| लागू नहीं 
भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या : पदोन्नति द्वारा 
प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे 
जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत 
यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती पदोन्नतिः 
होनी हो, तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / वेतन समूह - 2 में 9300 - 34800 / - रुपये + ग्रेड पे 4200 / - रुपये के ग्रेड में पांच 
विलयन किया जाना है 

वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक अभिलेखापाल ग्रेड - । 
टीप - 1: जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है 
वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं । उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए 
विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित 
अर्हक / पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और 
उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने 
कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो , जिन्होंने ( कनिष्ठ 
अधिकारी ) उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है । 
टीप - 2: पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 
01 जनवरी, 2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई 
सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित 
संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है । यह तिथि वेतन आयोग की . संस्तुतियों 

पर आधारित लाग सम्बद्ध ग्रेड पे / वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी । 
यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी ख वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति 
संरचना क्या है ? 

( पदोन्नति पर विचार करने हेतु ) 
1 . विकास आयुक्त - अध्यक्ष 
2. प्रमुख सचिव / सचिव, दिल्ली अभिलेखागार विभाग - सदस्य 
3. अतिरिक्त सचिव / संयुक्त सचिव - सह - निदेशक ( अभिलेखागार), दिल्ली . 
अभिलेखागार विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार - सदस्य 
4. अतिरिक्त सचिव / संयुक्त सचिव ( गृह ) , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 

सदस्य 
वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा 

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं । 
आयोग का परामर्श लिया जाना है । 


| 12. 


13. 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से और उनके नाम पर , . 
वी. सी . पाण्डेय , सचिव ( कला एवं संस्कृति / अभिलेखागार ) 


Part IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


DEPARTMENT OF DELHI ARCHIVES 


NOTIFICATION 
· Delhi, the 4th April, 2016 


No. F . DA -A014 /4 /2016 -Administration / 2837 . - In exercise of the powers conferred by the provisions to 
article 309 of the Constitution of India read with Government of India , Ministry of Home Affairs Notification 
No:F .27 /59 -Him (i), dated the 13th July , 1959 and in supersession of the existing recruitment rules for the post of 
Archivist, which was notified vide notification No.2 (12 )/72 - Services- II dated the 26th August , 1974 except as respects 
things done or omitted to be done before such supersession , the LieutenantGovernor of the National Capital Territory 
of Delhi after prior consultation of the Union Public Service Commission is pleased to make the following rules 
regulating the method of recruitment to the post of Archivist in the Department of Delhi Archives, Government of 
National Capital Territory of Delhi, namely : 
1. Short Title and Commencement. - (1) These rules may called Department of Delhi Archives , Archivist, 

Recruitment Rules , 2016 . 
( 2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 


2 . Number of Posts , its classification and Pay Band and Grade Pay/ Scale of Pay . - The number of the said 

post, its classification and the Pay band and Grade Pay / Scale of pay attached thereto shall be as specified in 

column 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules. 
3 . Method of recruitment, age limit , qualification etc . - The method of recruitment, age limit , qualifications 

and other matters relating to the said post , shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid . 
4 . Disqualifications. - No person , - 

(a ) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or 
(b ) Who , having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person 
shall be eligible for appointment to the said post: 
Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , 

exempt any person from the operation of this rule . 
5 . Power to relax. - Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of opinion that if necessary 

or expedient so to do , it may , by order, for reasons to be recorded in writing , and in consultation with the 
Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or 
category of persons. 
Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required 
to be provided for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes , Ex -Servicemen , Other Backward Classes and 
other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of National Capital 
Territory of Delhi from time to time in this regard . 

SCHEDULE 
Name of the Number of Classification Pay Band and Whether 

Age limit for Educational and 
Post Posts 

Grade Pay / Pay Selection or direct recruits 
Scale Non - Selection 

qualification 
Post 

required for 

Direct Recruits 
3 

4 . 
Archivist 

01 * (2016 ) Government Pay Band - 2 , Rs. | Selection Not applicable Not applicable 
* Subject to 

Central Service 9300 - 34800 
variation 

Group “ B ” plus Grade Pay 
depending on 

Gazetted , Non - Rs. 4600 
workload 

Ministerial 


other 


2 


016 ) 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV ] 


and 


if any 


by 


Whether age Period of Method of In case of recruitment by If a Departmental Circumstances 
Probation recruitment : Promotion /Deputation / Absorption | Promotion 

in which , Union 
educational whether by Grades 

from 

which Committee exists Public Service 
qualification 

direct 

promotion /Deputation/ Absorption to be what is its Commission to 
prescribed for recruitment made 

composition 

be consulted in 
direct recruits or by 

making 
will apply in promotion or 

recruitment 
the case of 
promotees 

deputation / 
absorption 
and 
percentage of 
the vacancies 
to be filled by 
various 
methods 


10 


11 


12 


13 


Not applicable 


By promotion 


Not 
applicable 


Consultation 
with the UPSC 
notnecessary . 


Promotion : 

Group - B 

Departmental 
Assistant Archivist , Grade- I in the Pay Promotion 
Band -2 : Rs. 9300 - 34800 plus Committee (for 
Grade Pay of Rs, 4200/-, with five 

considering 
years regular service in the grade. 

promotion ) 
Note - I : Where Juniors who have consisting of: 
completed their qualifying/eligibility 
service are being considered for 1. Development 
promotion , their seniors would also be Commissioner 
considered provided they are not short - Chairman 
of the requisite qualifying leligibility 
service by more than half of such 2 . Pr. Secretary / 
qualifying/ eligibility service or two Secretary of the 
years , whichever is less and Department of Delhi 
successfully completed their probation Archives : - Member . 
period for promotion to the next higher 

3 .Additional 
grade along with their juniors who have 
already completed such 

Secretary/ Joint . 
qualifying/ eligibility service . 

Secretary -cum 
Note - II : For the purpose of computing 

Director of Archives 
minimum qualifying service for of the Department 
promotion , the services rendered on a of Delhi Archives: - 
regular basis by an officer prior to 1st | Member. 
January of 2006 /the date from which 

4 . Additional 
the revised pay structure based on the 

Secretary / Joint 
Sixth Central Pay Commission 

Secretary (Home), 
recommendation has been extended , 

Government of 
shall be deemed to be service rendered 

National Capital 
in the corresponding grade pay /pay | Territory of Delhi: 
scale extended based on the 1 - Member. 
recommendations of the pay 
commission . 


By Order and in the Name of Lt. Governor 

of the National Capital Territory of Delhi, 
V. C . PANDEY, Secy. (Art and Culture / Archives ) 


PART IVI 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


राज्य चुनाव आयोग 

अधिसूचनाएं 

दिल्ली, 4 अप्रैल, 2016 
सं . फा . एसईसी / एमसीडी / उप - चुनाव / 2016 / 10 . - दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011 द्वारा 
यथासंशोधित दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 7 के द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों के अनुसरण में , मैं , राकेश मेहता , 
राज्य चुनाव आयुक्त , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, इसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के नीचे दी गई तालिका के 
कॉलम संख्या - 2 में दर्शाए गये अधिकारियों को उनके सामने कॉलम - 4 व 5 में दर्शाए गये वार्ड तथा नगर निगम के लिए, 
दिल्ली नगर निगम (पार्षदों के चुनाव) नियमावली, 2012 के नियम 4 के प्रावधानों के अन्तर्गत उत्तरी दिल्ली / दक्षिणी दिल्ली / पूर्वी 
दिल्ली नगर निगमों के 13 वार्डों के आगामी उप - चुनावों के लिए चुनाव पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त करता हूँ: 

तालिका 
क्रम नाम, पदनाम एवं चुनाव पर्यवेक्षक का दूरभाष संख्या वार्ड की संख्या और नाम सम्बन्धित नगर 
संख्या पता 

जिसके लिये नियुक्त किया निगम का नाम 

गया 
( 3 ) 

( 5 ) 
श्री सतनाम सिंह, सचिव, (ए. पी.एम. सी .), 27691804 44 - कमरूद्दीन नगर 

उत्तरी दिल्ली 
ए. पी. एम . सी., आजाद पुर , फेस - II , सराय 9868911800 
पीपलथला, दिल्ली -110033. 
श्री राज कुमार, विशेष निदेशक ,( टी . टी .ई.), 27314010 | 55 - शालीमार बाग ( उत्तरी) उत्तरी दिल्ली 
प्रशिक्षण व तकनीकी शिक्षा निदेशालय , 9868185298 
माया मुनि राम मार्ग, पीतम पुरा , 
दिल्ली - 110034 
श्री डी . वर्मा, उपायुक्त , ( कर ), आबकारी 23370607 167 - वजीरपुर 

उत्तरी दिल्ली 
विभाग , अतिरिक्त कार्य सीवीओ 

23370033 
( डीएसआईआईडीसी लि . ) मनोरंजन व 9968392238 
विलासिता कर, आबकारी विभाग, विकास 
भवन, एल ब्लॉक , आई पी एस्टेट , नई 
दिल्ली - 110002 
श्री पंकज कुमार, महाप्रबंधक, ( डी . सी . सी . 2544288386 - बल्लीमारन 

उत्तरी दिल्ली 
डब्ल्यू.एस. लि .) दिल्ली कन्ज्यूमर्स 

9711129044 
कॉ - ऑपरेटिव होलसेल स्टोर लि . 
कर्म पुरा रोड, मोती नगर, नई 
दिल्ली - 110015 
श्री संजीव कुमार जैन , विशेष आयुक्त , 23956381 124 - विकास नगर 

दक्षिण दिल्ली 
(विकास) अतिरिक्त कार्य प्रोजेक्ट 

9650133993 
निदेशक ,( ग्रामीण विकास ), 5 / 9, अन्डर 
हिल रोड , दिल्ली - 110054 
श्री ए. आर. तलवाड़े, विशेष सचिव 
23392146 126 - नवादा 

| दक्षिण दिल्ली 
( सेवाएं ), अतिरिक्त कार्य वरिष्ठ 

9818965498 
महाप्रबंधक ( डीएससीएससी लि .) सेवाएं 
विभाग , 7वां तल, बी -विंग, दिल्ली 
सचिवालय, आई पी एस्टेट, नई 
दिल्ली - 110002 
श्री चोखा राम गर्ग, मुख्य महाप्रबंधक 23379075136 - मटियाला 

दक्षिण दिल्ली 
( डीटीसी) अतिरिक्त कार्य महा निदेशक 8744073001 
( डीटीसी), डीटीसी मुख्यालय, आई पी 
एस्टेट, नई दिल्ली -110002 
मिस. सोनिका सिंह, विशेष आयुक्त , 23318602 166 - मुनीरका 

दक्षिण दिल्ली 
(बिक्री कर ), व्यापार भवन, आई पी 

9650003424 
एस्टेट , नई दिल्ली 110002 
श्री अरूण मिश्रा , एक्जीक्यूटिव. निदेशक , 

168 - नानकपुरा 

दक्षिण दिल्ली 
( डी . एस. आई. आई. डी . सी . लि .) अतिरिक्त 9910309257 
कार्य विशेष आयुक्त ( औद्योगिक), 
डीएसआईआईडीसी लि . एन - 36 , बॉम्बे 
लाईफ बिल्डिंग , कनॉट प्लेस , नई 

दिल्ली -110001 
166001/ 16 - 2 


- 


- 


23315067 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV ] 


176 - भाटी, 


दक्षिण दिल्ली 


27783262 
8588889560 


श्री एम . राम मोहन राव, उपायुक्त ( उत्तरी 
दिल्ली नगर निगम), उपायुक्त कार्यालय , 
नरेला जोन , पुलिस स्टेशन के सामने , 
नरेला, दिल्ली - 110040 


11 . 


199 - तेखण्ड 


दक्षिण दिल्ली 


26491111 
9811005657 


12. 


22122732 
9873713592 


214 - खिचड़ीपुर 


पूर्वी दिल्ली 


श्री बिनय भूषण, महाप्रबंधक 
( डीसीएचएफसी लि .) अतिरिक्त कार्य 
अतिरिक्त निदेशक, (शिक्षा) , 
डीसीएचएफसी लि ., 3 / 6, श्रीफोर्ट 
इन्सीट्यूशनल ऐरिया , अगस्त क्रांति मार्ग, 
नई दिल्ली - 110049 
श्री एस. आर. कटारिया, उपायुक्त, 
( उत्तरी -- पूर्वी), उपायुक्त कार्यालय 
( उत्तरी - पूर्वी) , उपायुक्त परिसर , नन्द 
नगरी, दिल्ली - 110093 
श्री कृष्ण कुमार, विशेष निदेशक, ( टी. टी . 
ई.) अतिरिक्त कार्य महाप्रबंधक 
( डीएससीएफ एण्ड डीसी लि .) प्रशिक्षण व 
तकनीकी शिक्षा निदेशालय , 
माया मुनि राम मार्ग, पीतम पुरा , 
दिल्ली - 110034 


238 -झिलमिल 


27315863 . 
9868233033 


पूर्वी दिल्ली 


STATE ELECTION COMMISSION 

NOTIFICATIONS 
Delhi, the 4th April , 2016 


No .SEC / MCD/ Bye - Election/ 2016/ 10. - In pursuance of the powers conferred upon me under section 7 of the 
Delhi Municipal Corporation Act, 1957 as amended by the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2011 and in 
pursuance of the provisions contained in Rule 4 of the Delhi Municipal Corporation ( Election Councillors ) Rule , 2012 
I, Rakesh Mehta , State Election Commissioner of National Capital Territory of Delhi, hereby appoint, the Officers of 
the Govt . of N. C . T. of Delhi as shown in column 2 of the table below, as ELECTION OBSERVERS for the wards & 
Municipal Corporations shown against each in column 4 and 5 of the table below , in connection with the forthcoming 
bye -elections to 13 ( Thirteen ) wards of North Delhi/ South Delhi/ East Delhi of Municipal Corporations: 

TABLE 


Name, Designation of the ELECTION 

OBSERVER 


Contact 
Numbers 


Ward No . & Name | Name of the 
for which appointed Municipal 

Corporation 


| ( 1 ) 


( 5 ) 


( 3 ) 
27691804 
9868911800 


North Delhi 


Ward No. 44 , 
Quammrunddin 
Nagar 
Ward No. 55 , 
Shalimar Bagh 
( North ) 


North Delhi 


27314010 
9868185298 


North Delhi 


( 2 ) 
| Sh . Satnam Singh , Secretary ( APMC), 

APMC , Azad Pur, Phase - II, Sarai Pipalthala , 
Delhi - 110033 
Sh . Raj Kumar , Special Director (TTE ), 
Directorate of Training and Technical 
Education , Maya Muni Ram Marg , Pitampura , 
Delhi - 110034 
Sh . D . Varma, Deputy Commissioner ( Taxes), 
Excise Department holding additional charge of 
CVO (DSIIDC Ltd .), Department of Excise , 
Entertainment & Luxury Tax , Vikas Bhawan , 
L Block , I P Estate , New Delhi- 110002 
Sh . Pankaj Kumar, GeneralManager (DCCWS 
Ltd.), 
Delhi Consumer s Co -operative Wholesale Store 
Ltd ., Karam Pura Road , Moti Nagar , 
New Delhi- 110015 


23370607 
23370033 
9968392238 


Ward No. 67, 
Wazirpur 


North Delhi 


25442883 
9711129044 


| Ward No. 86 , 

Ballimaran 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


23956381 
9650133993 


Ward No . 124 , Vikas South Delhi 
Nagar 


South Delhi 


23392146 
9818965498 


Ward No. 126 , 

Navada 


South Delhi 


23379075 
8744073001 


Ward No. 136 , 
Matiala 


South Delhi 


23318602 
9650003424 


Ward No. 166 , 
Munirka 


23315067 
9910309257 


South Delhi 


| Ward No . 168, 
| Nanakpura 


Sh . Sanjeev Kumar Jain , Special Commissioner 
(Development) holding additional charge of 
Project Diretor (Rural Development) . 5 / 9 , 
Underhill Road , 
Delhi- 110054 
Sh . A . R . Talwade , Special Secretary (Services) 
holding additional charge of Sr. General 
Manager (DSCSC Ltd .), Services Department, 
“ B wing , Delhi Secretariat, I P Estate , New 
Delhi- 110002 
Sh . Chokha Ram Garg, Chief General Manager 
(DTC ) & also looking after the charge of 
Managing Director (DTC ) , DTC headquarter, 

I P Estate , New Delhi- 110002 
Ms. Sonika Singh , 
Special Commissioner ( Trade & Taxes) , 
Vyapar Bhawan , I P Estate , New Delhi- 110002 
Sh . Arun Mishra , Executive Director (DSIIDC 
Ltd. ) holding additional charge of Special 
Commissioner ( Industries), DSIIDC Ltd . N -36 , 
Bombay Life Building, Connaught Place , 
New Delhi- 1100001 
Sh . M . Ram Mohan Rao , Deputy 
Commissioner, (North DMC ) , Office of Deputy 
Commissioner, Narela Zone, Opposite Police 
Station , Narela , Delhi- 110040 
Sh . Binay Bhushan , General Manager (DCHFC 
Ltd .) holding additional charge of Additional 
Director ( Education ), DCHFC Ltd . , 3 / 6 Sri Fort 
Institutional Area , August Kranti Marg, New 
Delhi- 110049 
Sh . S . R . Kataria , Deputy Commissioner ( North 
East ), Office of Deputy Commissioner (North 
East ), D C Office complex , Nand Nagari , Delhi 
110093 
Sh . Krishan Kumar, Special Director ( TTE ) 
holding additional charge ofGeneralManager 
(DSCF & DC Ltd .), Directorate of Training and 
Technical Education , Maya Muni Ram Marg, 
Pitampura , Delhi-110034 


10 . 


Ward No. 176 , Bhati 


South Delhi 


27783262 
8588889560 


South Delhi 


26491111 
9811005657 


Ward No. 199 , 
Tekhand 


12 . 


East Delhi 


22122732 
9873713592 


Ward No. 214 , 
Khichripur 


13 . 


East Delhi 


27315863 
9868233033 


Ward No. 238 , 
Jhilmil 


facente 4 31041 , 2016 
H . 9 . hsx / ST / 34 – 74 - 19 / 2016 / 19 . - 3F CHT H . 41 SHESHT / GARTEN / 34 – 7a1a / 
2016 / 3344 Panich 21.03. 2016 À prou gara ZTRITT GRT HRT The gre tiffich 759 À PUTEH Bite gho 
अनुपालनार्थ दिल्ली नगर निगम ( संशोधन) अधिनियम, 2011 द्वारा यथासंशोधित दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 
7ख के अन्तर्गत मुझे प्रदत्त की गई शक्तियों के अनुसरण में , मैं , राकेश मेहता , राज्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, 
क्रम संख्या 11 के स्थित लेख पर निम्न अधिकारी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परामर्श से कॉलम - 4 व 5 में 
दर्शाए गये नगर निगम के वार्ड व नगर निगम के लिए मतदाता पंजीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त करता हूँ । मतदाता 
पंजीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त ये अधिकारी दिल्ली नगर निगम (पार्षदों के चुनाव ) नियमावली, 2012 के नियम 7 के 


- 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV ] 


प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त वार्ड के आगामी उप - चुनाव के लिए उनके सामने दर्शाए गये वार्ड के लिए रिटर्निंग अधिकारी व . 
संवीक्षा अधिकारी के रूप में भी नियुक्त करता हूँ : 


तालिका 


दूरभाषा संख्या व ईमेल आईडी 


नम्बर एवं वार्ड 
का नाम 


नगर निगम का 
नाम 


क्रम नियुक्त मतदाता पंजीकरण 
संख्या | अधिकारी , रिटर्निंग अधिकारी 

एवं संवीक्षा अधिकारी का नाम , 
पदनाम व पता 


( 2 ) 


11. . 


199 --- तेखण्ड 


दक्षिण दिल्ली 


26456406 

9711519901 
sdmsaritavihar @ gmail .com 


श्री जोगिन्द्र सिंह, उप - मण्डल 
मजिस्ट्रेट , (सरिता विहार ) 
उपायुक्त कार्यालय , ( दक्षिण पूर्व ) 
ऑल्ड गार्गी कॉलेज बिल्डिंग, 
लेडी श्री राम कॉलेज के पीछे, 
लाजपत नगर 4, नई 
दिल्ली - 110024 


राकेश मेहता, राज्य चुनाव आयुक्त 


Delhi, the 4th April, 2016 
No. SEC/ MCD/ Bye- election/ 2016/ 19. -In partial modification of this Commission Notification 
No. SEC /MCD / Bye -election /2016 /3344 dated 21.03 .2016 and in pursuance of the powers conferred upon me under 
Section 7B of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 , as amended by Delhi Municipal Corporation (Amendment) 
Act, 2011, Í, Rakesh Mehta , State Election Commissioner of National Capital Territory of Delhi, hereby substitute the 
following Officer against the existing entry No. 11 and appoint him, in consultation with the Govt . of N. C. T. of Delhi , 
as Electoral Registration Officer for the ward and the Municipal Corporation as shown against him in Column 4 & 5 . 
The Officers so appointed as Electoral Registration Officer is also appointed as Returning Officer -cum - Scrutinizing 
Officer for the ward shown him , under the provisions of rule 7 of the Delhi Municipal Corporation (Election of 
Councillors ) Rules , 2012 , in connection with the forthcoming bye - elections to the said Wards: 


TABLE 


Numbers 


No . 


Name, Designation & Address of the Officer 
substituted and appointed as Electoral 
Registration Officer -cum - Returning Officer 
cum Scrutinizing Officer 


Contact 
Email ID 


and No. and Name of the 

name of Municipal 
ward 

Corporation 
assigned 


(3 ) 


(5 ) 


. 


11 . 


South Delhi 


Sh . Jogender Singh , Sub Divisional Magistrate 

26456406 
(Sarita Vihar), Office of Deputy Commissiner 

9711519901 
(South East) , OLD Gargi college building, 
behind Lady Shriram College, Lajpat Nagar 4, | sdmsaritavihar @ gmail. com 
New Delhi - 110024 


Ward No. 
199, 
Tekhand 


RAKESH MEHTA , State Election Commissioner 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054 . 


